निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 592) 


3 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 25 जुलाई 2013 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2013 
सं0 11 / न०वि० / वि० - 04 / 2013 - 365 — प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ( संशोधन और 
विधिमान्यकरण ) विधेयक , 2010 के अन्तर्गत संयुक्त सचिव - सह -निदेशक , नगर विकास एवं आवास विभाग को सक्षम 


प्राधिकारी (Competent Authority ) नामित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 592-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


